निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 132 ) 


14 चैत्र 1934 ( श ) 
पटना , मंगलवार , 3 अप्रील 2012 


कारा निरीक्षणालय 
गृह ( कारा) विभाग 


- 


- - 


- - - - 


अधिसूचना 

2 मार्च 2012 
सं0 कारा / स्था०( अधी0 ) - 01 - 06 / 12 / 889 — श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, अधीक्षक , आदर्श केन्द्रीय कारा , बेऊर , 
पटना की पत्नी श्रीमति रूबी प्रियदर्शी का दिनांक 28. 02 .2009 को कराये गए बन्ध्याकरण ऑपरेशन से संबंधित 
असैनिक शल्य चिकित्सक - सह -मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी , भागलपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण - पत्र सहित दिनांक 
07.12. 2011 को दिए गए आवेदन पर वित्त विभाग के परिपत्र सं0 3387 , दिनांक 29.04. 2002 , 5908 दिनांक 08. 09. 
2006 एवं अधिसूचना ज्ञापांक 5676, दिनांक 31.05. 2010 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रियदर्शी को रु0 
500 प्रतिमाह परिवार नियोजन भत्ता के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

उक्त भत्ता श्री प्रियदर्शी का आवेदन दिनांक 07.12.2011 के एक माह के बाद की तिथि से देय होगा । यह 
भत्ता वैयक्तिक वेतन के रूप में होगा । इस पर न तो महँगाई भत्ता देय होगा और न ही यह वेतन में समाहित किया 
जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

लक्ष्मी प्रसाद चौहान , 
संयुक्त सचिव - सह -निदेशक ( प्र० ) | 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण) 132 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


